Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 115-2023/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 27, 2023 (ASADHA 6, 1945 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 27 जून, 2023 
संख्या 1152-कृषिगा(3)-2023 /5135.— भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 58) की धारा 42 


द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार के 
पूर्व अनुमोदन से हरियाणा राज्य भण्डारण निगम, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (अधिकारी तथा अमला) विनियम, 
1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते है, अर्थातः- 


1. 
2. 


ये विनियम हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (अधिकारी तथा अमला) संशोधन विनियम, 2022 कहे जा सकते हैं। 

ये विनियम हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (अधिकारी तथा अमला) विनियम, 1994 (जिन्हें इसके बाद उक्त विनियम 

कहा गया है) में विनियम-8 में, उप विनियम (1) में 

(क) खण्ड (क-कक) तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप/समाप्त कर दिया जाएगा। 

(ख) खण्ड (ट) तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप /समाप्त कर दिया जाएगा | 

उक्त विनियमों में विनियम-3(1) के परिशिष्ट-क में, - 

(क) खण्ड संख्या 1-कक तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप /समाप्त कर दिया जाएगा। 

(ख) क्रम संख्या-2 के खाना संख्या-4 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर एक प्रतिस्थापित किया जाएगा, 

(ग) खाना संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा। 

उक्त विनियमों में, विनियम-6 के परिशिष्ट-ख में, - 

(क) क्रम संख्या 1-कक के खाना संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 के नीचे क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने विद्यमान 
प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा। 

(ख) खाना संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 के नीचे के विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा। 


उक्त विनियमों में, विनियम-15 के परिशिष्ट-ग में, संख्या 1-कक खाना संख्या 4, 2. 3, 4 तथा 5 के नीचे विद्यमान 
प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा। 


सुधीर राजपाल, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग। 


(1657) 


1658 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 27, 2023 (ASAR. 6, 1945 SAKA) 
HARYANA GOVERNMENT 
AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT 
Notification 
The 27th June, 2023 


No. 1152-Agri.II(3)-2023/5135.— In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing 
Corporation Act, 1962 (Central Act 58 of 1962), and all other powers enabling him in this behalf and with the 
previous sanction of the State Government, the Haryana State Warehousing Corporation hereby makes the following 
regulations further to amend the Haryana State Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994 
namely: 


1. These regulations may be called The Haryana State Warehousing Corporation (Officers & Staff) Amendment 
Regulations, 2022. 


2. In the Haryana State Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994 (hereinafter called the 
said regulations), in regulation 8, sub-regulation (1): 


(a) The clause (a-aa) and entries there against shall be omitted/abolished. 

(b) The clause (J) and entries there against shall be omitted/abolished. 
3. In the said regulations, in Appendix- A of regulation-3 (1). 

(a) Sr. No. 1-AA and entries there against shall be omitted/abolished 

(b) Existing entries under column No. 4 of Sr. No. 2 shall be substituted with one 

(c) Against Sr. No. 10 the existing entries under Column No. 1, 2, 3, 4 & 5 shall be omitted. 
4. In the said regulations, in Appendix- B of regulation-6- 

(a) Existing entries against Sr. No. 1-AA under column No. 1, 2, 3, 4 & 5 shall be omitted. 

(b) The existing entries against Sr. No. 9 under column No. 1, 2, 3, 4 & 5 shall be omitted. 

(c) Existing entries against Sr. No. 1-AA under column No. 1, 2, 3, 4 & 5 shall be omitted. 
5: In the said regulations, in Appendix- C of regulation-15 — 

(3)... Existing entries against Sr. No. 1-AA under column No. 1, 2, 3, 4 & 5 shall be omitted. 


SUDHIR RAJPAL, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Agriculture and Farmers Welfare Department. 


10443—C.S.—H.GP., Pkl. 


